निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 89 ) 


1 चैत्र 1934 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 21 मार्च 2012 


सं0 3ए -5- से0नि0 - 17/ 2011 - 3011 वि० 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


संकल्प 

20 मार्च 2012 
विषय : - क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के वेतनमान के संबंध में । 
राज्य सरकार के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के लिए निम्न पद सोपान 


विहित है: 


वेतनमान 


पदनाम 
आशुटंकक/ आशुलिपिक ग्रेड III 
आशुटंकक / आशुलिपिक ग्रेड II 
आशुटंकक / आशुलिपिक ग्रेड I 


4000 - 6000 / 
5000- 8000/ 
5500 - 9000 / 


कोटि 
| ( मूल कोटि ) 
( प्रथम स्तर ) 
(द्वितीय स्तर ) 


उपर्युक्त पद सोपान अपुनरीक्षित वेतनमान में विहित है जो दिनांक 01 / 01 / 1996 से 31/ 12 / 2005 तक 
प्रभावी रहा है । दिनांक 01 / 01/ 2006 के प्रभाव से वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 
630 , दिनांक 21/ 01 / 2010 के द्वारा निम्नवत स्वीकृति की गई है: 
पदनाम 

अपुनरीक्षित वेतनमान 

अपुनरीक्षित वेतनमान 
आशुटंकक / आशुलिपिक ग्रेड III 

4000- 6000 / 

पी0बी0- 1 + 2400 
आशुटंकक / आशुलिपिक ग्रेड II 

5000- 8000 / 

पी0बी0- 2 + 4200 
आशुटंकक/ आशुलिपिक ग्रेड I 

5500- 9000 / 

पी0बी0 - 2 + 4200 


उच्चस्तरीय समिति द्वारा आशुटंकक ग्रेड I पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5500- 9000 / - को ग्रेड -पे 4600 देने की 
अनुशंसा किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 मार्च 2012 
उक्त के आलोक में आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के पद सोपान का दिनांक 01 /01/ 2006 से वेतन 
पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

सम्यक विचारोपरान्त उक्त संवर्ग के मूल कोटि से उपर प्रोन्नति के पद सोपान के लिए दिनांक 01 /01/ 2006 के 
प्रभाव से निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


पदनाम 
आशुटंकक / आशुलिपिक ग्रेड III 
आशुटंकक/ आशुलिपिक ग्रेड II 
आशुटंकक/ आशुलिपिक ग्रेड I 


___ अपुनरीक्षित वेतनमान 
4000 -6000 / 
5000- 8000 / 
5500 - 9000 / 


। पूर्व स्वीकृत वेतनमान 
पी0बी0- 1 + 2400 
पी0बी0- 2 + 4200 
पी0बी0 - 2 + 4200 


संशोधित वेतनमान 
पी0बी0- 1 + 2400 
| पी0बी0 -2 + 4200 
पी0बी0 - 2 + 4600 


उक्त स्वीकृति के पश्चात पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दिनांक 
21 / 01/ 2010 में विहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 89- 571+ 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


